रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PAN 


ट 


MYERAM 


YES 


HD 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , दिसम्बर 6 , 2018 / अग्रहायण 15 , 1940 
NEW DELHI, THURSDAY , DECEMBER 6 , 2018/ AGRAHAYANA 15 , 1940 


सं . 4825 ] 
No. 4825 ] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2018 

आय- कर 
का . आ . 6054( अ). केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय- कर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ 
पठित धारा 2 के खंड ( 42क ) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय- कर नियम , 1962 
का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् : 

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय- कर ( तेरहवाँ संशोधन) नियम , 2018 है । 
___ (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. आय -कर नियम , 1962 के नियम 8कक में , उपनियम ( 3) के पश्चात् निम्नलिखित अंत : स्थापित किया जाएगा , 
अर्थात् : 

"( 4) ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में , जो धारा 115ञछ की उपधारा ( 1) में निर्दिष्ट किसी विदेशी कंपनी की शाखा के 
संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप भारतीय समनुषंगी कंपनी की संपत्ति बन गई है, ऐसी अवधि को सम्मिलित किया जाएगा , 
जिसमें आस्ति , विदेशी कंपनी की उक्त शाखा द्वारा और ऐसे पूर्ववर्ती स्वामी , यदि कोई हो , द्वारा धारित की गई थी , जिसने 
उक्त पूंजी आस्ति , धारा 49 की उपधारा (1) के खंड (i) या खड (ii) या खंड (iii) या खंड ( iv) या धारा 115ञछ की उपधारा 
( 1) में निर्दिष्ट अर्जन की रीति द्वारा अर्जित की थी । "। 

[ अधिसूचना फा . सं . 86/ 2018, फा . सं . 370133/ 34/ 2016-टीपीएल ( भाग )] 

प्रवीण रावल , निदेशक (कर नीति और विधान ) 


7158 GI/ 2018 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii)] 


fuyut : * fra fra 276797 , BTHTERUT, HTT II , TE 3 340€ (ii) safargaat #. #07.31. 969(2+) arta 

26 HT , 1962 GRT 441feta feng To Be f eat H . T. col.f . 1128 (37) arte 197002, 2018 
द्वारा अंतिम संशोधन किया गया । 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
( CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 6th December , 2018 

INCOME- TAX 
S .O . 6054 ( E ). — In exercise of the powers conferred by clause ( ii ) of the Explanation 1 to 
clause (42A ) of section 2 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , the Central 
Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income- tax Rules, 
1962, namely : 
1. (1) These rules may be called the Income- tax (13th amendment), Rules, 2018 . 

(2 ) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In rule 8AA of the Income-tax Rules, 1962, after sub - rule (3), the following shall be inserted , 
namely , 

“ (4 ) In the case of a capital asset which became the property of the Indian subsidiary 
company in consequence to conversion of a branch of a foreign company referred to in sub 
section ( 1) of the section 115JG , there shall be included the period for which the asset was 
held by the said branch of the foreign company and by the previous owner, if any , who has 
acquired the capital asset by a mode of acquisition referred to in clause (i) or clause ( ii) or 
clause (iii) or clause (iv ) of sub - section ( 1 ) of section 49 or sub - section ( 1) of section 
115JG .” . 

[Notification No . 86 / 2018 / F .No. 370133 /34 /2016 - TPL ( Part )] 

PRAVIN RAWAL , Director ( Tax Policy & Legislation ) 
Note : The Principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 , 

Sub -section ( ii ) vide notification number S . O . 969 ( E ), dated the 26th of March , 1962 and were 
last amended vide notification number G . S. R . 1128 (E ) dated the 19th November, 2018 . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . ALOK 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date: 2018. 12.07 
20 : 06 :28 + 05 30 


KUIMAD 


